564 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 13 , 1976 (CHTR . 24 , 1898 SAKA ) 


(PART T 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 2 अप्रैल , 1976 
क्रमाक 439-ज -( [[ ) - 76/99 8 1 .--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए )( i) तया 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली यद्ध जागीर उनके सामने दी गई फसल 
तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


नहसील 


फसल / वर्ष जब 
से जागीर 
दी गई 


वार्षिक राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रुपए 


1 


मोनीपन 


नकलोई 


मोनीपत 


रबी , 1973 मे 


150 


श्री ज्ञान सिंह , पुन 

श्री लर्ज राम 


2 


महलाना 


रबी , 1973 मे 


150 


. 


श्री नेत राम , पुत्र 
श्री हीरा लाल 


कमांक 493-ज (II ) -76/9987.---पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें भाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार 
गौंपे गये प्रधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद जागीर 
उनके सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : -- 


क्रमांक जिला 


जागीर पाने वाले का 


गाँव 


तहसील 


फसल / वर्ष जब से जागीर 


वाषिक 
राशि 


नाम 


व पता 


दी गई 


2 


3 


5 


6 


7 


रुपये 


1 रोहतक 


गुड़यानी 


झज्जर 


श्रीमती गोरली , विधवा 
श्री बिरदया सिंह 


100 


150 


खरीफ , 1965 में 
रबी, 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 
खरीफ़ 1965 से 
रबी, 1970 तक 
पूरीफ़ 1970 से 


2 


खड़ी होशयारपुर 


" 


100 


श्री पोहकर, यादव , पुत्र 
श्री 

खुशाल 


150 


क्रमांक 428-ज (II ) -76/99 73.-~ -पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है 
और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) को धारा 2( ए) ( 1 ए ) तथा 3( 1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा 
के राज्यपाल श्री रती राम, पुत्र श्री पोखर सिंह , ग्राम बजाना खुर्द, तहसील व जिला सोनीपत, को रबी , 1967 से रबी 1970 तक 100 
रुपये वार्षिक तथा खरीफ 1970 मे 1 50 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर मनद में दी गई शर्तों के अन्मार सहर्ष प्रदान करने, 


